सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

12 भाद्र 1936 ( श० ) 
संख्या 429 राँची ,बुधवार 

3 सितम्बर, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
1 सितम्बर , 2014 


संख्या - 15 / अवकाश - 03- 06 / 2013 का०- 8758-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , 
राँची की अधिसूचना संख्या - 11153 दिनांक -20 नवम्बर , 2013 के द्वारा वर्ष 2014 के लिए कार्यपालक आदेश के 
अन्तर्गत करमा पूजा दिनांक -5 सितम्बर, 2014 ( शुक्रवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है । 


उक्त अधिसूचना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए करमा पूजा के अवसर पर दिनांक -5 
सितम्बर, 2014 ( शुक्रवार ) को एन०आई०एक्ट की धारा- 25 के अन्तर्गत राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राहुल कुमार , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 429 – 50 | 


